निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1130 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 दिसम्बर 2017 


सं0 टी02 / नामां (IMC )- 01 / 2015 -- 2719 

श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना । 


संकल्प 


27 नवम्बर 2017 
विषय: महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना में गठित संस्थान प्रबंधन समिति 

( आई0एम0सी0 ) का पुनर्गठन । 

भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी0जी0ई0टी0 के पत्र संख्या 35(4)(2) / 2004 - पी0सी0टी0 / 
सी0पी0आई0 यू० दिनांक 11.02.2005 के द्वारा प्राप्त दिशा -निर्देश के आलोक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , 
दीघाघाट पटना के संकल्प संख्या 278 दिनांक 02.03. 2009 द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति का गठन किया गया था । 

दिनांक 13.07 .2016 को राज्य स्टेयरिंग कमिटी की सम्पन्न बैठक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 
दीघाघाट पटना के लिए इंडस्ट्रीज पार्टनर के रूप में एस्ट्रीक कम्प्यूटर्स प्रा0 लिमिटेड, पटना का चयन किया गया है । 
तदालोक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , दीघाधाट पटना का जन - निजी भागीदारी (पी०पी०पी० ) के अन्तर्गत 
संस्थान का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु संस्थान प्रबन्धन समिति का पुनर्गठन किया जाता है - 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2017 


महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट पटना 


श्री प्रभात कुमार सिन्हा , निदेशक , एस्ट्रीक कम्प्यूटर्स ( इंडिया ) प्रा0 लिमिटेड, 402 - 
समृद्धि कम्पलेक्स, एस०पी०वर्मा रोड, पटना - 1 


अध्यक्ष 


- 


सदस्य 


श्री मृणाल सिंह , निदेशक, यू०एन०ओ०डिजिटल इनफॉरमेषन प्रा०लि0 बिहाईंड पी०एण्ड 
एम०मॉल, पाटलीपुत्रा इन्डस्ट्रीज एरिया , पटना - 13 


सदस्य 


श्रीमती अनामिका आनन्द, निदेशक , आकृति विल्डिकॉन प्रा०लि0 - जी0डी0 मिश्रा पथ - 
पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना - 13 


सदस्य 


श्रीमती वीनू जयचन्द, सी0ई0ओ0 नवकार सेन्टर फॉर स्किल्स प्रतीक्षा भवन खाजपुरा , - 
बेली राड, पटना - 14 


सदस्य 


श्री एस०पी०सिन्हा, चेयरमैन बिहार होटल्स लि0, होटल्स मौर्य, दक्षिण गॉधी मैदान, - 
पटना - 1 


सदस्य 


राज्य निदेशक के प्रतिनिधि ( जो व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्य से संबंधित हो ) निदेशक - 
द्वारा नामित 


प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना 


संयोजक 


संस्थान के वरीयतम तकनीकी कर्मचारी 


सदस्य 


संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधि प्राचार्य द्वारा नामित 


सदस्य 


जिला नियोजन पदाधिकारी, बिहार , पटना 


सदस्य 


प्राचार्य, राजकीय पोलिटेनिक , पाटलिपुत्रा, पटना 


सदस्य 


समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा अथवा तब तक के लिए जब तक कि इसे पुनर्गठित न किया 
जाए । सरकार बिना कारण बताए समिति को कभी भी विघटित कर सकती है । 
समिति की बैठक में कम से कम कम छ: सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं 
संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी । 
यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


आदेश: 


आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधरण को सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया 
जाय और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाय । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 


( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


ET TOE ( 3TUITETU ), 7 fester 2017 


No. T -2/Nama( IMC)-01/2015 - 2719 

The 27th November 2017 
Subject : Reorganization of constituted Institute Management Committee (IMC ) of WITI , 

Dighaghat, Patna 

In the guidelines provided by the Ministry of Labour & Employment, Govt. of India 
vide letter no.- 35 (4)(2)/ 2004-PCT/CPI U dated 11 .02. 2005 Institute Management Committee (IMC) 
was set up by resolution no - 278 dated 02 . 03 .2009 of Women ITI Dighaghat Patna . 

In the concluding meeting of State Steering Committee (SSC ) date 13 -7 - 16 , Astric 
computers Pvt. Ltd , Patna was selected as the Industry Partner for WITI, Dighaghat, Patna and 
accordingly Institute management committee is reorganized for the upgradation and modernization of 
the WITI, Dighaghat, Patna under PPP scheme – 

WOMEN INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE , DIGHAGHAT, PATNA 


1 . 


- 


Chairman 


Mr. Prabhat Kumar Sinha , Director, Astric Computers (India ) Pvt Ltd , 
402 , samriddhi complex , S .P .Verma Road , Patna - 1 


- 


Member 


Mr. Mrinal Singh , Director , U . N . O Digital Information Pvt. Ltd . 
Behind P & M Mall, Patliputra Industrial Area, Patna - 13 


- 


Member 


Smt. Anamika Anand , Director, Aakriti Videocon Pvt. Ltd . G . D Mishra 
Path , Patliputra colony , Patna - 13 


Member 


Mrs . Veenu Jaichand , C .E .O , Navkar Centre for Skills Prateeksha - 
Bhawan , Khajpura , Bailey Road , Patna- 14 


- 


Member 


Mr. S .P .Sinha, Chairman , Bihar Hotels , Ltd . Hotel Mourya, South 
GandhiMaidan , Patna - 1 


- 


Member 


Representative of State Director (who is related to practical training 
work ), nominated by Director. 


Principal, Women Industrial Training Institute , Dighaghat, Patna 


Co -ordinator 


Senior most Technical Staff of the Institute 


Member 


Representative of the trainee , nominated by Principal 


Member 


10. 


District Employment Officer, Bihar, Patna 


Member 


11. 


Principal, Government Polytechnic , Patliputra , Patna 


Member 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2017 


2. 


The term of the committee shall be for 3 Years or until it is reconstituted . 
Government can anytime, without notice , dissolve the Committee . 
At least six members have to be mandatorily present in the meeting of Committee in 
which presence of Chairman and Co - ordinator will be mandatory . 
This order will be effective from the date of issue . 
It is ordered that resolution should be published in the Official Gazette for 
information to the general and given a copy to all concerned members . 

By the order of the Governor of Bihar , 

Sd / -Illezible , 
Additional Secretary to Government. 


Order 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1130 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette. bih. nic .in 


